निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 549 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

13 मार्च 2014 
सं0 22 / नि०सि० (मोति0) - 08 - 06 / 2012 - 316 — श्री प्रदीप कुमार वर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, गाड़ा 
प्रमण्डल , मोतिहारी के विरूद्व पूर्वी चम्पारण के सूर्यपुर पंचयात के बंगाली कॉलनी, महादलित बस्ती एवं उप वितरणी में 
लगभग 21 लाख रूपये के गुवत्ता विहीन नाला निर्माण में बरती गई अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 621 दिनांक 23.05.13 
द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

इस बीच दिनांक 31.07.13 को श्री वर्मा के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) में सम्परिवर्तित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेश्वर प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 549 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


